सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

23 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 52 राँची , बुधवार 

12 फरवरी, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 फरवरी , 2014 


संख्या-3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का .- 1299 -- संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जीतवाहन उराँव , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
349 / 03 , गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 
मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद .-1( ख)- 06 / 2014 का .-1300-- संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री उपेन्द्र नारायण उराँव , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 347 / 03, गृह 
जिला- पूर्णियाँ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि 
विपणन पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद.-1( ख )-06 / 2014 का .-1301--उप सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी ) विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 541 / 03, गृह जिला 
पूर्णिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , जिला परिषद्, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1302-- सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री अंजनी कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 570 /03 , गृह जिला- मुंगेर ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् , 
गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/2014 का .- 1303 -- उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री डिबार जोंको, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 346/03, गृह जिला- सिंहभूम ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1304-- सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री चन्द्र शेखर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 596 / 03 , गृह जिला - बोकारो) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-3/पद.-1( ख)-06/ 2014 का.-1305 --उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 385/ 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास 
आयुक्त- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या -3/ पद.-1( ख)-06 /2014 का.-1306 --उप सचिव , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार रतन, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 607 / 03, गृह जिला 
भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , जिला परिषद्, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ संख्या-3/ पद.-1(ख )- 06 /2014 का .- 1307 -- उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद् , पलामू के पद पर पदस्थापित श्री मुकुन्द दास, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 फरवरी 2014 


594 /03, गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का .-1308--प्रभारी बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री रामाशंकर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 546/ 03 , गृह जिला- सारण ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद .-1( ख)-06 / 2014 का .-1309 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिनेश प्रसाद, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 537 / 03 , गृह जिला- सिंहभूम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का .- 1310-- उप सचिव , योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित डा0 लाल मोहन महतो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 679/ 03, गृह जिला 
राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -3 / पद.-1( ख)-06 / 2014 का .-1311--उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री शकील जब्बार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 487/ 03, गृह जिला- भागलपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .-1312--उप सचिव, सांस्थिक वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री रेमण्ड केरकेट्टा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 426 / 03, गृह जिला- राँची) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


COM 


संख्या-3/ पद.-1( ख)-06 / 2014 का.-1313--निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , साहेबगंज के पद 
पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर मण्डल , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 483 / 03 , गृह जिला- पूर्णियाँ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1314--उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री अभय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 681 / 03 , गृह जिला- भागलपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद् , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-3 / पद .-1( ख )- 06 /2014 का.-1315-- अधिसूचित अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, राँची डा0 
संजय सिंह , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 683 / 03 , गृह जिला- रोहतास) को अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का.-1316-- उप सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 442/ 03, गृह जिला- दरभंगा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी , संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 
परिषद, झारखण्ड, राँची के पद को उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या -3/ पद.-1( ख )- 06 / 2014 का .- 1317-- अधिसूचित निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , जामताड़ा श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
864/ 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक उप सचिव , सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 06 /2014 का .-1318 --उप सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविरंजन मिश्रा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 609/ 03, गृह 
जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद.-1( ख)- 06 / 2014 का.-1319 -- उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री अरूण वाल्टर सांगा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 642/ 03, गृह जिला- राँची ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद.-1( ख)- 06 /2014 का .-1320 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री युगल किशोर चैबे , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 524 / 03, गृह जिला - रोहतास ) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , आयडा, 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


संख्या -3/ पद.-1( ख)-06 / 2014 का .-1321--निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री रविन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 618/03, गृह जिला- दुमका) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का.-1322-- अपर समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री राम 
लखन प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 531/ 03 , गृह जिला - मुंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , निगरानी झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है। 


___ संख्या-3/ पद .-1( ख)- 06 / 2014 का .- 1323 -- अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था, जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री अजित शंकर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 538/ 03, गृह जिला - गया ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख )- 06 / 2014 का .- 1324 -- उप सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री परमेश्वर भगत, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 747 / 03 , गृह जिला- राँची) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या-3 / पद .-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1325 -- अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित डा0 
रवीन्द्र सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 441 / 03 , गृह जिला- गया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 06 / 2014 का .- 1326 -- अधिसूचित निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी 
सिंहभूम ( जमशेदपुर ) श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 685 / 03 , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण ) 
को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद.-1( ख)- 06/ 2014 का.- 1327-- उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 478/ 03 , गृह जिला 
गया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद.-1( ख )-06 / 2014 का .-1328--विशेष कार्य पदाधिकारी , संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता 
पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
567 / 03, गृह जिला - पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, विज्ञान एवं 
प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद.-1( ख)- 06 / 2014 का .- 1329--उप निदेशक (प्रशासन), रिम्स , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री दिपांकर पण्डा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 466 /03 , गृह जिला- रामगढ़ ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है। 

श्री पण्डा अपने कार्यों के साथ उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे। 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1330--उप सचिव , परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री अशोक कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 521 /03, गृह जिला- मुंगेर) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद.-1( ख)- 06/ 2014 का .- 1331-- अधिसूचित उप निदेशक , खाद्य, पलामू प्रमण्डल , 
मेदिनीनगर श्री शिशिर कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 533 /03, गृह जिला - भागलपुर) को 
अगले आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 06 / 2014 का .-1332 --जिला कल्याण पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री जुगनु मिंज , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 871 / 03 , गृह जिला- गुमला) की सेवा कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2. श्री मिंज को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा- 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .-1333--जिला पंचायती राज पदाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 495 / 03, गृह जिला- नवादा ) की सेवा 
पंचायती राज विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, 
सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


2. श्री प्रभात को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2,1974) की धारा-20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद .-1( ख )-06 / 2014 का .-1334 / श्री हैदर अली ( कोटि क्रमांक - 715/03 , गृह जिला - गया ) की 
सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री हैदर अली को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974 ) की धारा -20 के तहत् 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद .-1( ख)- 06/ 2014 का .- 1335 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संतोष कुमार सिन्हा , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 837 / 03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , 
जगरनाथपुर ( पश्चिमी सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974 ) की धारा -20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )-06 / 2014 का .-1336 --जिला परिवहन पदाधिकारी, खूटी के पद पर 
पदस्थापित श्री अरूण कुमार एक्का, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 877 /03, गृह जिला- गुमला) की सेवा 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , नगर 
उटारी ( गढ़वा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री एक्का को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख)- 06/ 2014 का .-1337-- अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 676 / 03 , गृह जिला - राँची ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका ( गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता 


2. श्री प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (एक्ट-2,1974) की धारा -20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 06 / 2014 का .-1338--जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्री रामवृक्ष महतो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 860 /03, गृह जिला- राँची ) की सेवा कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला (पूर्वी 
सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा- 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 06/ 2014 का .- 1339-- श्री सुधीर कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 714/ 03 , 
गृह जिला- पटना) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाईबासा सम्प्रति सेवा पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, 
राँची की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974 ) की धारा- 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख )- 06 / 2014 का .- 1340-- अनुमण्डल पदाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री श्याम नारायण राम, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 812 / 03 , गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चास ( बोकारो) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री राम को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद.-1( ख )- 06 / 2014 का.-1341 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 626 / 03, गृह जिला- राँची) की सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, महुआडांड (पलामू ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2,1974) की धारा -20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद .-1( ख)- 06 /2014 का.-1342 --विशेष दण्डाधिकारी, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अमित कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 787 /03 , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण ) 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 फरवरी 2014 


को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ 2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा -20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख)- 06 /2014 का .- 1343 --पुनर्वास पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना, चाण्डिल 
के पद पर पदस्थापित श्री रणजीत कुमार लाल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 735/ 03 , गृह जिला 
धनबाद ) की सेवा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर ( पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट-2, 1974 ) की धारा - 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद.-1( ख)- 06 /2014 का .-1344 -- उप प्रशासक , राँची नगर निगम , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 717 / 03 , गृह जिला - मधुबनी ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम - सह-उप 
निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है 
और उनका पदस्थापन कही नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 52 _ 501 


